निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 आश्विन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 894) पटना , शुक्रवार , 28 सितम्बर 2018 


सं0 1 / ए0 - 1 - 101 / 2018 - 585 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 


संकल्प 

24 सितम्बर 2018 
विषय: लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत सीधी नियुक्ति से रिक्त सहायक अभियंता ( असैनिक ) 

के कुल – 64 ( चौसठ ) एवं सहायक अभियंता (यांत्रिक ) के कुल - 06 ( छ:) पदों पर GATE 
( Graduate Aptitude Test in Engineering ) Score के आधार पर एक वर्ष के लिए 
अथवा बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसोपरांत नियमित नियुक्ति होने तक ( जो पहले हो ) के 

लिए संविदा पर नियोजन । 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग , बिहार , पटना के अंतर्गत बिहार अभियंत्रण सेवा संवर्ग में सहायक अभियंता 
( असैनिक ) के कुल - 232 स्वीकृत पदों में से सीधी नियुक्ति के कुल -144 पद हैं , जिसमें से कुल – 64 पद रिक्त हैं एवं 
सहायक अभियंता ( यांत्रिक) के कुल - 36 स्वीकृत पदों में से सीधी नियुक्ति के कुल - 22 पद हैं , जिसमें से कुल - 06 पद 
रिक्त हैं । विभाग के अंतर्गत सहायक अभियंता ( असैनिक / यांत्रिक ) के सीधी नियुक्ति से भरे जाने वाले उक्त रिक्त पदों 
पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को अधियाचना प्रेषित की जा चुकी है । 

2. सहायक अभियंता ( असैनिक / यांत्रिक ) के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा भेजी गई 
अधियाचना के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग , पटना द्वारा विज्ञापन सं0 - 02 / 2017 सहायक अभियंता ( असैनिक ), 
विज्ञापन सं0 - 03 / 2017 सहायक अभियंता ( यांत्रिक ) एवं विज्ञापन सं0 - 04 / 2017 द्वारा सहायक अभियंता ( असैनिक ) के 
लिए विज्ञापन प्रकशित की गई है । बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया पूरी होने में विलम्ब की संभावना को 
देखते हुए तथा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं / कार्यक्रमों के ससमय कार्यान्वयन हेतु सहायक अभियंता 
( असैनिक / यांत्रिक ) के उक्त रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए अथवा बिहार लोक सेवा आयोग की 
अनुशंसोपरांत नियमित नियुक्ति होने तक ( जो पहले हो ) के लिए नियोजन की आवश्यकता है । 

3. अतः लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना से संबंधित विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों के ससमय 
कार्यान्वयन के निमित , सहायक अभियंता ( असैनिक ) की नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अपरिहार्य विलंब के दृष्टिगत 
कार्यहित में तथा विशेष परिस्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक - 2401, दिनांक 18.07. 2007 में निहित 
शर्तों एवं प्रक्रियाओं के अधीन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत सीधी नियुक्ति से स्वीकृत एवं रिक्त पदों के 


बिहार गजट ( असाधारण ), 28 सितम्बर 2018 


विरूद्ध विज्ञापन के आधार पर सहायक अभियंता ( असैनिक ) के कुल - 64 पदों को एवं सहायक अभियंता ( यांत्रिक ) के 
कुल - 06 ( छ:) रिक्त पदों को संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए अथवा बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसोपरांत 
नियमित नियुक्ति होने तक ( जो पहले हो ) के लिए GATE ( Graduate Aptitude Test in Engineering ) 
Score के आधार पर कुल रूपये 55000 X 70 X 12 = 4.62 करोड़ के अनुमानित वार्षिक व्यय पर नियोजित किये 
जाने का निर्णय दिनांक 13. 09. 2018 को सम्पन्न हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में लिया 
गया है । इस नियोजन में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा । इस नियोजन हेतु अर्हताएँ वही होगी जो बिहार 
अभियंत्रण वर्ग -II भर्ती नियमावली में विहित है । नियोजित किये जाने वाले सहायक अभियंता ( असैनिक / यांत्रिक ) को 
भवन निर्माण विभाग के अधिसूचना सं0 – 6186 (भ ), दिनांक 21.06.2018 द्वारा निर्धारित एक मुश्त ₹55000 / - (पचपन 
हजार रूपये) प्रतिमाह के अनुरूप पारिश्रमिक देय होगा, जिसे समय - समय पर राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया 
जा सकेगा । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया 

जाय तथा इसकी प्रतियां सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / बिहार लोक सेवा आयोग / बिहार 
तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग एवं सभी संबंधित को भी दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जितेन्द्र श्रीवास्तव, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 894 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


